रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 2815 ] 
No. 2815 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 30062022-236916 


4359 GI / 2022 


CG - DL - E - 30062022-236916 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 30 , 2022 / आषाढ़ 9 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , JUNE 30 , 2022 / ASHADHA 9 , 1944 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जून , 2022 


( आय - कर ) 

का.आ. 2958 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2 के खंड ( 47 क ) के 
परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित आभासी आस्तियां डिजिटल अधिसूचित करती हैं , जो 
आभासी डिजिटल आस्ति की परिभाषा से अपवर्जित होगी : 


REGD . No. D. L. -33004/99 


( i ) दान कार्ड या वाउचर , जो एक ऐसा अभिलेख है जिससे माल या सेवाएं अथवा माल या सेवाओं पर छूट अभिप्राप्त करने 
के लिए प्रयुक्त किया जा सकता हैं ; 


( ii ) मील बिंदु , पुरूस्कार बिंदु या भक्ति कार्ड , जो पुररूस्कार , इनाम , फायदा , भक्ति , प्रोत्साहन , रिबेट या प्रोन्नति 
कार्यक्रम के अधीन प्रत्यक्ष धनीय प्रतिफल के बिना दिया गया एक ऐसा अभिलेख है जिसे केवल माल या सेवाओं अथवा 
माल या सेवाओं पर छूट अभिप्राप्त करने के लिए प्रयुक्त या मोचित किया जा सकता 

( iii ) वैबसाइटों या मंचो या उपयोजन के लिए अभिदान । 


2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी । 


" 


( 1 ) 


[ अधिसूचना सं . 74 / 2022 / फा . सं . 370142 / 29 / 2022 - टीपीएल ( भाग -1 ) ] 

अंकित जैन , अवर सचिव 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 

( CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 30th June , 2022 

( Income - tax ) 

S.O. 2958 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by proviso to clause ( 47A ) of section 2 of the 
Income - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifies following virtual digital assets 
which shall be excluded from the definition of virtual digital asset : 


( i ) Gift card or vouchers , being a record that may be used to obtain goods or services or a discount on goods 
or services ; 


( ii ) Mileage points , reward points or loyalty card , being a record given without direct monetary 
consideration under an award , reward , benefit , loyalty , incentive , rebate or promotional program that may 
be used or redeemed only to obtain goods or services or a discount on goods or services ; 

( iii ) Subscription to websites or platforms or application . 

2 . 

This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette . 


[ Notification No. 74 / 2022 / F . No. 370142 / 29 / 2022 - TPL ( Part - I ) ] 
ANKIT JAIN , Under Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 
MANOJ 

KUMAR 
VERMA 


Digitally signed by 
MANOJ KUMAR 
VERMA 
Date : 2022.06.30 
21:15:39 + 05'30 ' 


